PARTI] 


HARYANA GOVT GAL ., MAY 4, 1971 (VYSK . 1+, 1893 SAKA ) 


417 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 26 अप्रैल , 1971 


क्रमांक 1817 र-( IIT ) -71/11131.-- यो वा सिंह पुत्र राम नाय, गांव पयरखा , तमीत व जिला महेन्द्रगढ़ की 
मृत्यु के परिगान मम हरियागा के राज्यमान में पंजाब जो जागीर अधिनियम, 1948 को धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शपियों का प्रयोग करते हुए सहा प्रादेत देते हैं कि श्री वन सिंह को मुनि 10 ) मा को जागीर , जोकि उसे संयुक्त पंजाब 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1859-जे- एन-III-63/ 2549 , दिनांक 14 मई, 1963 , द्वारा मंजूर की गई थी , अब 
श्रीमती श्योबाई, बिधवा श्री बृजु सिंह के नाम ‘ खरीफ , 1969 से रवी : 1970, तक 100 रुपये तथा खरीफ़ , 1970 से आगे 
150 रुपये वाक दर मे मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सन्द में दी गई शर्तों के अन्तरगत किया जाएगा । 

ह . ल . गुगनानी , उप - सचिव । 
FOREST DEPARTMENT 


The 27th April, 1971 


No. 3044 - FAH- II - 716230. - The result of the departmental examination of the Forest official/ officer 
of th : Haryana State held on the 15th February, 1971 , is notified as under : -- 


Name of official /officer 


Procedure and Accounts 


Shri Madan Moban Mehta 


Pass 


SHER JANG SINGH . Secy . 


विकास तथा पंचायत विभाग 


दिनांक , 29 अप्रैल , 1971 


संख्या एइ-हाक -बी. ए.71/ 9012. --दिनांक 19 सितम्बर, 1959 को अधिसूचना संख्या जी ० आर ० 173-69 /17531 
के साथ पठित अधिसूचना संख्या जी ० आर०-173-69 / 14610, दिनांक 13 अगस्त , 1969. अधिसूचना संख्या जी ० मार०-173 
70/2996, दिनांक 3 मार्च, 1970, अधिपुचना संख्या जी ० आर०: -173-70 /8773 दिनांक 16 जून , 1970, अधिसूचना 
संच्या जी ० पार-173.70 /927 ) दिनांक 18 जून 1970 , नया दिनांक 21 सितम्बर , 1970 की अधिसूचना संख्या जी 
प्रार०- 173.70 17574 के अंशिक संशोधन के का में हरियाणा के राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश देते है : 


३ 


- 


( क ) तदर्थ समिति की अवधि 31 मई , 1971 तक बढ़ाई जाती है । 


मार ० आई ० एन ० आहूजा , सचिव । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 27th April, 1971 


No. 2174- Agr.I ( [ ) - 71 /6258. - Th: Governor of Hiryani is pleased to appoint ex -Captain Siri 
K. Phool Singh, as Deputy Director of Agriculture , Hissar, in H. A.S., Class I, on ad hoc basis with 
effect from the 2nd April, 1970 (afternoon ). 


No. 217 + Agr.I ( I)-71/ 6258- A. - On the recommendation of the Haryana Public Service Commission , 
the Governor of Haryana is pleased to appoint temporarily, by direct recruitment, Shri K. Phool Singh 
as Dzputy Director of Agriculture . Hissar, in H.A.S. Cla ;s I, with effect from the 25th January, 1971 
( afternoon ). 


SHER JANG SINGH, Secy . 


